निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


प ON 


सत्यमेव जयते 


बिहार 


गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 पौष 1938 ( To ) 
( सं 0 पटना 1 ) पटना , मंगलवार , 2 जनवरी 2017 


सं0 2 / रेगु . -1200-09 / 2016-2332 

गन्ना उद्योग विभाग 


संकल्प 

29 दिसम्बर 2016 
विषयः - माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Civil Appeal Nos. 3937-3938/ 2011 में दिनांक 16.02.2015 को पारित 

न्यायादेश के आलोक में बिहार राज्य चीनी निगम के अधीन बंद इकाइयों को लम्बी अवधि की लीज पर 
हस्तांतरण के क्रम में मौसमी कर्मियों ( Seasonal Workers) के लिए पुनरीक्षित Exit Settlement 
Plan की स्वीकृति । 

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Civil Appeal Nos. 3937-3938 / 2011 दिनांक 16.02.2015 को पारित 
न्यायादेश के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि मिल बंदी की अवधि के लिए मौसमी कर्मियों को बैठकी भत्ता 
(retaining allowance ) के भुगतान 

की 

अनुमान्यता नहीं है । परन्तु, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसे सत्रीय 
कर्मियों के लिए कुछ वित्तीय लाभ उपलब्ध करवाने का आदेश दिया गया है एवं उस निमित्त उन कर्मियों के बैठकी भत्ता 
को उनके सेवा निवृति की तिथि तक notional रूप से गणना करते हुए उन्हें Pension/ Exit Settlement का 
लाभ उपलब्ध करवाया जाय । 

2. उल्लेखनीय है कि पूर्व में राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 30.12.2008 की बैठक में विभागीय संलेख 
ज्ञापांक -2250 दिनांक 23.12.2008 के माध्यम से चीनी निगम की इकाइयों के लीज हस्तांतरण के क्रम में , इकाइयों के 
स्थायी, सत्रीय / मौसमी ( सीजनल) एवं कैजुअल / दैनिक कर्मियों के लिए एक Exit Settlement Plan की स्वीकृति 
प्रदान की गई है । स्वीकृत Exit Settlement Plan में मौसमी (Seasonal ) कर्मियों के लिए इकाई के बंदी के अंतिम 
वर्ष को Cut-off -date मानते हुए बकाये वेतन सहित Exit Settlement Plan अंतर्गत देयताओं के भुगतान 

की 
व्यवस्था निम्न रूप से की गई थी : 

सीजनल / मौसमी कर्मी 
(i) अन्तिम पेराई सत्र 1996-97 तक के लिए अप्रैल , 1997 तक के बकाये वेतन एवं भविष्य निधि 

अंशदान का भुगतान । 
( ii ) उपरोक्त आधार पर अप्रैल, 1997 तक के बोनस एवं उपादन का भुगतान । 
(iii ) Exit Settlemnet Plan / Benefit Scheme के तहत सीजनल कर्मियों को निम्नलिखित 

भुगतान 


- 


( ड़ ) 


2 

बिहार गजट ( असाधारण ) , 2 जनवरी 2017 
( क ) सुपरावाईजरी ग्रेड -ए.बी. एवं सी . 

मो . 1.20 लाख रू .। 
( ख ) हाइली स्कील्ड से क्लेरिकल-3 तक के कर्मियों के लिए 

मो . 1.15 लाख रू .। 
क्लेरिकल -4 से स्कील्ड - बी . तक के कर्मियों के लिए 

मो . 1.05 लाख रू.। 
सेमी स्कील्ड कर्मियों के लिए 

मो . 0.65 लाख रू .। 
अनस्कील्ड कर्मियों के लिए 

मो . 0.45 लाख रू .। 
इन कर्मियों के वेतन की गणना 1996-97 के अन्तिम वेतन के आधार पर किया जायेगा । सभी कर्मियों की 
सेवा के सत्यापन एवं Scrutiny के बाद माननीय न्यायमूर्ति उदय सिन्हा कमिटी को समर्पित कर्मचारियों के स्टेटस 
( सीजनल / स्थायी ) को ही आधार माना जायेगा । 

उपरोक्त निर्णय अंतर्गत हस्तांतरण की स्थिति के अनुरूप इकाइयों के स्थायी कर्मियों के लिए Cut - off- date 
का समय - समय पर निर्धारण कर उसके अनुरूप उनकी देयताओं का भुगतान किया जा रहा है । 

3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Civil Appeal Nos. 3937-3938 / 2011 दिनांक 16.02.2015 को 
पारित आदेश के आलोक में संलेख ज्ञापांक -2250 दिनांक 23.12.2008 की कंडिका-6 ( क ) द्वारा सत्रीय कर्मियों के 
लिए पूर्व स्वीकृत Exit Settlement Plan में संशोधन करते हुए चीनी निगम के इकाइयों के सत्रीय (Seasonal ) 
कर्मियों के लिए सरकार के स्वीकृति के अनुरूप निम्न रूप से पुनरीक्षित Exit Settlement Plan स्वीकृत किया 
जाता है । 
A. अनस्कील्ड सत्रीय (Seasonal) कर्मियों के लिए 

मिल बंदी के पेराई वर्ष की अन्तिम तिथि को 20 वर्ष तक की सेवा अवशेष वाले कर्मियों 
को 29 माह का वैचारिक बैठकी भत्ता के समतुल्य राशि परंतु 45,000 / - रूपये से कम 


1 . 


नहीं । 


2 . 


3 . 


मिल बंदी के पेराई वर्ष की अन्तिम तिथि को 21 से 25 वर्ष तक की सेवा अवशेष वाले 
कर्मियों को 36 माह का वैचारिक बैठकी भत्ता के समतुल्य राशि । 
मिल बंदी के पेराई वर्ष की अन्तिम तिथि को 26 से 30 वर्ष तक की सेवा अवशेष वाले 

कर्मियों को 40 माह का वैचारिक बैठकी भत्ता के समतुल्य राशि । 
सेमीस्कील्ड सत्रीय (Seasonal) कर्मियों के लिए 

मिल बंदी के पेराई वर्ष की अन्तिम तिथि को 20 वर्ष तक की सेवा अवशेष वाले कर्मियों 
को 29 माह का वैचारिक बैठकी भत्ता के समतुल्य राशि परंतु 65,000 / - रूपये से कम 


B. 


1 . 


नहीं । 


3 . 


C. 


1 . 


2. मिल बंदी के पेराई वर्ष की अन्तिम तिथि को 21 से 25 वर्ष तक की सेवा अवशेष वाले 

कर्मियों को 32 माह का वैचारिक बैठकी भत्ता के समतुल्य राशि । 
मिल बंदी के पेराई वर्ष की अन्तिम तिथि को 26 से 30 वर्ष तक की सेवा अवशेष वाले 

कर्मियों को 37 माह का वैचारिक बैठकी भत्ता के समतुल्य राशि । 
Clerical- 4 से Skilled - B तक के सत्रीय (Seasonal ) कर्मियों के लिए 

मिल बंदी के पेराई वर्ष की अन्तिम तिथि को 20 वर्ष तक की सेवा अवशेष वाले कर्मियों 
को 26 माह का वैचारिक बैठकी भत्ता के समतुल्य राशि परंतु 1,05,000 / - रूपये से कम 
नहीं । 
मिल बंदी के पेराई वर्ष की अन्तिम तिथि को 21 से 25 वर्ष तक की सेवा अवशेष वाले 
कर्मियों को 31 माह का वैचारिक बैठकी भत्ता के समतुल्य राशि । 
मिल बंदी के पेराई वर्ष की अन्तिम तिथि को 26 से 30 वर्ष तक की सेवा अवशेष वाले 

कर्मियों को 36 माह का वैचारिक बैठकी भत्ता के समतुल्य राशि । 
Highly skilled से Clerical- 3 तक के सत्रीय (Seasonal) कर्मियों के लिए 
1 . मिल बंदी के पेराई वर्ष की अन्तिम तिथि को 20 वर्ष तक की सेवा अवशेष वाले कर्मियों 

को 26 माह का वैचारिक बैठकी भत्ता के समतुल्य राशि परंतु 1,15,000 / - रूपये से कम 


2 . 


3 . 


D. 


नहीं । 


2 . 


3. 


मिल बंदी के पेराई वर्ष की अन्तिम तिथि को 21 से 25 वर्ष तक की सेवा अवशेष वाले 
कर्मियों को 31 माह का वैचारिक बैठकी भत्ता के समतुल्य राशि । 
मिल बंदी के पेराई वर्ष की अन्तिम तिथि को 26 से 30 वर्ष तक की सेवा अवशेष वाले 

कर्मियों को 36 माह का वैचारिक बैठकी भत्ता के समतुल्य राशि । 
Supervisory Grade A, B एवं C के सत्रीय (Seasonal ) कर्मियों के लिए 

मिल बंदी के पेराई वर्ष की अन्तिम तिथि को 20 वर्ष तक की सेवा अवशेष वाले कर्मियों 
को 26 माह का वैचारिक बैठकी भत्ता के समतुल्य राशि परंतु 1,20,000 / - रूपये से कम 


E. 


1 . 


नहीं । 


2 . 


बिहार गजट ( असाधारण ) 2 जनवरी 2017 

3 
मिल बंदी के पेराई वर्ष की अन्तिम तिथि को 21 से 25 वर्ष तक की सेवा अवशेष वाले 

कर्मियों को 31 माह का वैचारिक बैठकी भत्ता के समतुल्य राशि । 
3 . मिल बंदी के पेराई वर्ष की अन्तिम तिथि को 26 से 30 वर्ष तक की सेवा अवशेष वाले 

कर्मियों को 36 माह का वैचारिक बैठकी भत्ता के समतुल्य राशि । 
इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि का उपबंध बिहार आकस्मिकता निधि / अनुपूरक के माध्यम से प्राप्त कर 
व्यय किया जा सकेगा । 
आदेशः - आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी सूचना 
सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

डॉ . एस . सिद्धार्थ, 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1-571 + 200 - डी टी DOI 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


